निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 25 


1 आषाढ़ 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

22 जून 2016 ( ई ० ) 


उक्त 


--- 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-9 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 10-10 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 

11-11 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 

12-14 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


. 


उच्च 


--- 


2 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


1 


1 


14 


श्री राजकुमार 


अधिसूचनाएं 

15 जून 2016 
सं ० 6 / प्रो0-6-04 / 2016-2205 / वा 0 कर — बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( वेतनमान् 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,700 रू 0 ) कोटि से वाणिज्य कर अपर आयुक्त ( वेतनमान् 
37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,900 रू 0 ) कोटि में निम्नलिखित 09 पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की 
तिथि से प्रोन्नति दी जाती है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

बैच संख्या वरीयता क्रमांक 2014 
2 

3 

4 
श्री सच्चिदानन्द झा 

32 वीं 

08 
2 श्री ब्रजकिशोर पचेरीवाला 

32 वीं 
3 

32 वीं 

15 
4 श्री ओम प्रकाश झा 

32 वीं 

21 
5 श्री रवि शंकर पाल 

32 वीं 

28 
6 श्री उमेश राय 

32 वीं 

29 
7 श्री संजीव रंजन 

32 वीं 

30 
श्री अशोक कुमार 

33 वीं 

33 
9 श्री दीपक शरण सिन्हा 

33 वीं 

34 
2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -4800 दिनांक 01.04.16 की 
कंडिका-11 ( iv ) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 
एस0 एल 0 पी 0 ( सी ० ) संख्या- 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित 
आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 
3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


8 


1 


4 


1 


16 


15 जून 2016 
सं ० 6 / प्रो0-6-05 / 2016-2206 / वा ० कर — बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य कर उपायुक्त 
( वेतनमान् 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 रू 0 ) कोटि से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( वेतनमान् 
37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,700 रू 0 ) कोटि में निम्नलिखित 26 में से क्रमांक 2 में उल्लेखित पदाधिकारी 
को दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से तथा शेष 25 पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 
प्रोन्नति दी जाती है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

बैच संख्या वरीयता क्रमांक 2014 
2 

3 
श्री अनिल कुमार 

32 वीं 
श्री कृष्ण कान्त गुप्ता 

32 वीं 
श्री अशोक कुमार शर्मा 

35 वीं 
श्री जीवन अग्रवाल 

35 वीं 
श्री अजय कुमार 

34 वीं 
6 श्री गुप्तेश्वर प्रसाद 

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता 
डा 0 श्यामा कान्त झा 

34 वीं 
श्री राजेश कान्त झा 

34 वीं 
श्री संतोष कुमार 

34 वीं 


2 


27 


3 


63 


4 


65 


5 


46 


47 


34 वीं 
34 वीं 


7 


48 


8 


50 


9 


57 


10 


59 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


3 


67 


18 


75 


क्रमांक पदाधिकारी का नाम बैच संख्या वरीयता क्रमांक 2014 
1 2 

3 

4 
11 श्री विनोद कुमार 

34 वीं 

60 
12 श्री विपिन कुमार सिंह 

35 वीं 

66 
13 श्री राजेश कुमार सिह 

35 वीं 
14 श्री सुरेश प्रसाद 

35 वीं 

68 
15 श्री रामाधार सिंह 

36 वीं 

69 
16 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 

36 वीं 

71 
17 श्री अशोक कुमार झा 

36 वीं 

73 
श्री सुबोध राम 

36 वीं 
19 श्री संजय कुमार पंसारी 

36 वीं 

76 
20 श्री विजय कुमार सिंह 

36 वीं 

77 
21 डा ० मोहनाथ मिश्र 

36 वीं 

78 
22 श्री सुनील कुमार सिंह 

36 वीं 

80 
23 श्री शंभू कुमार सिंह 

36 वीं 

81 
24 श्री राजेश कुमार 

36 वीं 

82 
25 श्री सजन कुमार रूंगटा 

36 वीं 

83 
26 श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय 36 वीं 

84 
2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -4800 दिनांक 01.04.16 की 
कंडिका-11 ( iv ) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 
एस0एल 0 पी 0 ( सी 0 ) संख्या- 29770/2015 , बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित 
आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 
3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


1 

1 


15 जून 2016 
सं ० 6 / प्रो0-6-06 / 2207 / वा 0 कर — बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( वेतनमान् 15,600-39,100 + ग्रेड पे 6,600 रू 0 ) कोटि से वाणिज्य कर उपायुक्त ( वेतनमान् 
15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 रू 0 ) कोटि में क्रमांक 1 से 44 में अंकित पदाधिकारियों को प्रोन्नति एवं 
क्रमांक 45 एवं 46 में अंकित पदाधिकारियों को स्थानापन्न प्रोन्नति अधिसूचना निर्गमन की तिथि से दी 
जाती है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

बैच संख्या वरीयता क्रमांक 2014 
2 

3 

4 
श्री देवेन्द्र प्र ० दिनकर 

34 वीं 

51 
2 श्री इन्द्र नारायण झा 

36 वीं 

114 
3 श्री विश्वनाथ गुप्ता 

36 वीं 

122 
श्री राम किशोर प्रसाद 

प्रथम सीमित 

135 
5 श्री नवीन कुमार 

37 वीं 

146 
6 श्री सौरभ 

कुमार सिंह 37 वीं 

149 
7 श्री रविन्द्र कुमार 

37 वीं 

163 
8 श्री गोपी चंद सिंह 

37 वीं 

167 
9 श्री विजय कुमार आजाद 

37 वीं 

170 
10 श्री बीरेन्द्र कुमार 

37 वीं 

171 
11 श्री विनोद कुमार झा 

38 वीं 

179 
12 श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा 

38 वीं 

180 
13 श्री रिपुन्जय झा 

38 वीं 

181 
14 श्री पंकज कुमार 

38 वीं 

182 
15 श्री नीरज कुमार 

38 वीं 

183 
16 श्री रणजीत कुमार सिन्हा 

38 वीं 

184 
17 श्री विरेन्द्र कुमार मंडल 

38 वीं 

185 


4 


बिहार गजट , 

22 


जून 


2016 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


बैच संख्या 


वरीयता क्रमांक 2014 


4 


22 


1 2 

3 
18 श्री सुबोध कुमार 

38 वीं 

186 
19 श्री अजय कुमार 

38 वीं 

188 
20 श्री गोपाल कुमार अग्रवाल 

38 वीं 

189 
21 श्री अशोक चन्द्र श्रीवास्तव 

38 वीं 

190 
श्री दिवाकर प्रसाद 

38 वीं 

191 
23 श्री अशोक कुमार यादव 

38 वीं 

192 
24 श्री मुद्रिका प्रसाद वर्णवाल 38 वीं 

194 
25 श्री शंकर शर्मा 

38 वीं 

196 
26 श्री मोइनुदीन 

38 वीं 

199 
27 श्री सुनील कुमार 

38 वीं 

202 
28 श्रीमती शीला प्रतिमा कुजूर 

38 वीं 

203 
29 मो 0 शाहीक 

विशेष बैच 

204 
30 श्री देवानन्द शर्मा 

विशेष बैच 

206 
31 मो 0 असदुज्जमा 

विशेष बैच 

208 
32 श्री राजीव रंजन 

विशेष बैच 

209 
33 श्री क्यामूल हक अंसारी विशेष बैच 

210 
34 श्री संजय कुमार प्रसाद 

विशेष बैच 

214 
35 श्री जय शंकर सिंह 

विशेष बैच 

215 
36 श्री मोहन कुमार 

विशेष बैच 

216 
37 श्री विजय कुमार 

विशेष बैच 

217 
38 

विशेष बैच 

219 
39 श्री उदयन मिश्रा 

39 वीं 

221 
40 श्रीमती सीमा भारती 

39 वीं 

222 
41 डा ० दिनकर प्रसाद 

39 वीं 

223 
42 श्री दीपक कानन 

39 वीं 

225 
43 श्री दुर्गा प्रसाद मंडल 

39 वीं 

226 
44 श्री जलेश्वर प्रसाद 

39 वीं 

227 
45 श्री प्रशान्त कुमार झा 

40 वीं 

229 
46 श्री अमर नाथ चौधरी 

40 वीं 

230 
2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -4800 दिनांक 01.04.16 की 
कंडिका -11( iv ) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 
एस0 एल 0 पी 0 ( सी 0 ) संख्या -29770 / 2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित 
आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 

3. जिन पदाधिकारियों के लिए पद सुरक्षित रखा गया है, उन्हें प्रोन्नति दी जाती है तो ऐसी 
स्थिति में स्थानापन्न प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों को पदानवत (रिवर्ट ) कर दिया जायेगा । 
4. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


श्री प्रमोद कुमार 


- 


15 जून 2016 
सं ० 6 / प्रो0-6-06 / 2016-2208 / वा ० कर- बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( वेतनमान् 15,600-39,100 + ग्रेड पे 6,600 रू 0 ) कोटि से वाणिज्य - कर उपायुक्त (वेतनमान् 
15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 रू 0 ) कोटि में निम्नलिखित 22 पदाधिकारियों को दिनांक 03.12.2013 के 
भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम बैच संख्या वरीयता क्रमांक आर्थिक लाभ की 

देय तिथि 
3 

5 
श्री चंदन कुमार ( सेवानिवृत्त ) 33 वीं 

दिनांक 19.02.14 
श्री प्रीतम कुमार सिंह 

33 वीं 

दिनांक 12.02.14 
श्री ओम प्रकाश गुप्ता 

34 वीं 

61 

दिनांक 23.02.12 


2014 


1 


2 


4 


1 


38 


2 


45 


3 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


5 


क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

बैच संख्या वरीयता क्रमांक आर्थिक लाभ की 
2014 

देय तिथि 
1 2 

3 4 

5 
4 श्री कुमार आनन्द प्रकाश 

36 वीं 

72 

दिनांक 13.02.14 
5 श्री मनोज कुमार वर्मा 

36 वीं 

85 

दिनांक 21.02.14 
6 श्री बृज किशोर सिंह 

36 वीं 

88 

दिनांक 17.02.14 
7 श्री आनन्द कुमार वैरोलिया 36 वीं 

95 

दिनांक 17.02.14 
8 श्री पंकज कुमार सिन्हा 

36 वीं 

96 

दिनांक 17.02.14 
9 श्री बिनोद कुमार सिंह 

36 वीं 

97 

दिनांक 17.02.14 
10 श्री संदीप कुमार सिंह 

36 वीं 

98 

दिनांक 17.02.14 
11 श्री चौधरी राम नरेश राय 

36 वीं 

108 

दिनांक 17.02.14 
12 श्री पूर्णेन्दु कुमार झा 

36 वीं 

111 दिनांक 14.02.14 
13 श्री गोपाल नारायण प्रसाद सिन्हा 36 वीं 

113 दिनांक 24.02.14 
14 श्री अरूण कुमार वर्णवाल 

36 वीं 

116 

दिनांक 24.02.14 
15 श्री उमेश 

कुमार सिंह 

36 वीं 

123 

दिनांक 26.02.14 
16 श्रीमती सरिता सिन्हा 

36 वीं 

128 

दिनांक 26.02.14 
17 श्री मुकेश कुमार वर्मा 

36 वीं 

141 

दिनांक 26.02.14 
18 श्री सुधीर कुमार 

36 वीं 

142 

दिनांक 26.02.14 
19 श्री रतिलाल गणेश 

36 वीं 

144 

दिनांक 23.02.14 
20 श्री अक्षयकान्त झा 

37 वीं 

148 

दिनांक 14.02.14 
21 श्री प्रमोद कुमार 

37 वीं 

160 

दिनांक 17.02.14 
22 श्री कमल किशोर चौधरी 

37 वीं 

164 

दिनांक 14.02.14 
2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या -4800 दिनांक 01.04.16 की 
कंडिका -11( iv ) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 
एस0 एल 0 पी 0 ( सी 0 ) संख्या -29770 / 2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित 
आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 

3. उपर वर्णित तालिका में पदाधिकारियों को इनसे कनीय पदाधिकारी को वाणिज्य कर उपायुक्त 
कोटि में पदभार ग्रहण, जो कॉलम -5 में अंकित है, की तिथि से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से 
प्रोन्नति देने पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

6 जून 2016 
सं ० 1 / एल1-10-09 / 2013- गृ 0 आ0-4427— श्री अमरेन्द्र कुमार अम्बेदकर, भा 0 पु0 से0 ( 1992), पुलिस महानिरीक्षक 
( प्रशिक्षण), बिहार, पटना को निजी कार्य हेतु दिनांक 24.06.2016 से 02.07.2016 तक की अवधि में विदेश (बैंकॉक ) यात्रा की 
अनुमति , अवकाश स्वीकृत कराकर प्रस्थान की शर्त के साथ प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


6 जून 2016 


सं ० 1 / एल1-10-03 / 2016 - गृ0 आ 0 / 4429 डॉ 0 गौरव मंगला, भा 0पु 0 से0 (2013), परीक्ष्यमान, सहायक पुलिस 
अधीक्षक , भागलपुर को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10 , 11, 12, 15 एवं 20 के अन्तर्गत 
निम्नरूपेण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 

( i) ( क ) दिनांक 14.12.2015 से दिनांक 22.12.2015 तक कुल 9 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं 

( ख) दिनांक 23.12.2015 को अर्द्धवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति । 


6 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


(ii ) ( क ) दिनांक 03.05.2016 से 17.05.2016 तक कुल 15 दिनों का उपार्जित अवकाश 

( ख ) दिनांक 18.05.2016 से 28.06.2016 तक कुल 42 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश एवं 
(ग ) दिनांक 29.06.2015 से 03.07.2016 तक कुल 5 दिनों का असाधारण अवकाश की स्वीकृति । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


16 जून 2016 


सं ० 1 / एल1-10-08 / 2015- गृ0 आ 0 / 4591- श्री डी 0 अमरकेश, भा 0 पु0 से0 (2013), तत्कालीन सहायक पुलिस 
अधीक्षक, पटना सम्प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 
के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2015 से 13.05.2015 तक कुल 20 ( बीस ) दिनों की उपार्जित अवकाश की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


16 जून 2016 


सं ० 1 / एल1-10-10 / 2013 - गृ0 आ 0 / 4592 श्रीमती 

श्रीमती निताशा गुड़िया , भा 0 पु 0 से 0 ( 2008), समादेष्टा, 
बि 0 सै 0 पु0-13 , दरभंगा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
02.04.2016 से 16.04.2016 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


13 जून 2016 


सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड- I गृ.आ.- 4656 -श्रीमती किम, भा 0 पु0 से 0 ( 2008), समादेष्टा , बि ० सै० पु0-12, सहरसा 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, बि o सै0 पु0-14 , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड-I गृ.आ.- 4656 – श्रीमती मीनू कुमारी, भा 0 पु0 से0 ( 2010), समादेष्टा , बि ० सै० पु0-07, 
कटिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक समादेष्टा, बि o सै0 पु0-12, सहरसा के भी प्रभार में रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 
19 जनवरी 2016 


सं ० 1 / सह.बि.स.से.राज. -निजी -17 / 2012 / 228 – श्रीमती अंजली मेहता, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
बिहार, पटना को अपने पति के ईलाज हेतु महालेखाकार, बिहार , पटना से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन सं . 952, 
दिनांक 05.11.2015 के आलोक में दिनांक 15.05.2015 से दिनांक 06.09.2015 तक उपभोगित 115 दिनों के अवकाश का 
उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल , उप - सचिव । 


19 जनवरी 2016 


सं० 01 / रा.स्था . (2) प्रो .- 09 / 2010 सह . / 230 — बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपातरित सुनिश्चित वृत्ति 
उन्नयन योजना ) नियमावली 2010 के प्रावधानों के तहत सहकारिता सेवा ( प्रशासनिक प्रभाग ) के निम्न पदाधिकारियों जो 
वेतनमान PB - 3, ग्रेड पे -7600 रू . धारित करते है को उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में अकित तिथि से वेतनमान PB- 4 
ग्रेड पे -8700 में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


बिहार गजट, 22 जून 2016 


7 


1 


3 


1 


2 


3 


4 


क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं वरीयता 

वर्तमान धारित पद 

तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित 
क्रमांक 

वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ 

स्वीकृति की तिथि 
2 

4 
श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा -7 सेवानिवृत ( 31.10.2012 ) 

01.01.2009 से 
श्री प्रदीप कुमार सिन्हा -21 सेवानिवृत (31.07.2015) 

01.01.2009 से 
श्री रामयाण चौधरी -24 सेवानिवृत (31.05.2009) 

01.01.2009 से 
श्री मो . जमाल जावेद आलम -40 संयुक्त निबंधक, पटना प्रमंडल , पटना । 

26.02.2012 से 
2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपातरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 
नियमावली के नियम परिशिष्ट I के प्रावधानो एवं समय - समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप 
किया जायेगा । 

3. गैर संवर्गीय / बाध्य सेवा शर्तो / सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम.ए.सी.पी.लाभ स्वीकृति के 
फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा । 

4. एम.ए.सी.पी. का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्कता होने पर संबंधित 
पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गई अधिक 
राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति की जा सकेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


19 जनवरी 2016 
सं ० 1 / सह.रा.स्था.-बि.स.से.( अंके.)स्थाना.- 16 / 2012 / 231- श्री धनंजय कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ, सीवान को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, वैशाली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त 

करते 
श्री वैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ, बेगूसराय को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, वैशाली का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है । 
पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल , उप - सचिव । 


16 फरवरी 2016 
सं ० 01 / रा.स्था . – वि.स.से. - पद -56 / 07 / 654 -श्री प्रभाकर कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी 
चम्पारण , बेतिया द्वारा अपनी गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु दिनांक 11.08.2014 से दिनांक 05.11.2014 तक कुल 87 ( सतासी) 
दिनों का उपभोगित अवकाश को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक -1327 , दिनांक 03.02.2016 से प्राप्त अवकाश आदेयता 
प्रतिवेदन के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


सं ० 01 


. 


18 फरवरी 2016 
सह.राज.स्था (स्थानान्तरण ) -04 / 2015 / 709 -श्री अजय कुमार भारती , सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, मधुबनी को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, झंझारपुर अंचल झंझारपुर का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । विभागीय अधिसूचना 3057 दिनांक 03.09.2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 
श्री दिनेश कुमार के योगदान करने के उपरांत यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप – सचिव । 


28 मार्च 2016 
सं ० 01 / सह.बि.स.से. - निजी -32 / 2011 / 1313 -श्री जमाल जावेद आलम , संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ , 
पटना प्रमंडल, पटना द्वारा दिनांक 01.01.16 से 17.01.16 तक उपभोगित चिकित्सा अवकाश को महालेखाकार के पत्रांक -1446 
दिनांक 25.02.16 द्वारा प्रेषित अवकाश आदेयता के आलोक में दिनांक 01.01.16 से 15.01.16 तक को रूपांतरित अवकाश 
दिनांक 16.01.16 को राजपत्रित अवकाश एवं दिनांक 17.01.16 को रविवारीय अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र राम, उप - सचिव । 


8 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


31 मार्च 2016 
सं ० 1 / रा.स्था.(मु.)- 01 / 2006 / 1400 — पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -1075, दिनांक 07.03.14 को 
संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत् सहकारिता विभाग ( सचिवालय प्रभाग ) के अन्तर्गत प्रथम 
अपीलीय प्राधिकार के रूप में श्रीमती ऋचा कमल , उप - सचिव, सहकारिता विभाग को अगले आदेश तक के लिए अधिसूचित 
किया जाता है । 

(ii) यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 
( iii) इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, उप - सचिव । 


2 


4 


1 
1 


3 


22 अप्रील 2016 
सं ० 1 / सह.रा.स्था.-बि.स.से.( अंके .) स्थाना.- 16 / 2012 / 1660 — सहकारिता विभाग, बिहार , पटना के स्वीकृत्यादेश 
संख्या -2719 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा 13 ( तेरह ) जिलों में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद सृजित 
होने के फलस्वरूप बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ -4 में 
अंकित पद एवं स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्र . नाम एवं गृह जिला 

वर्तमान पदस्थापन 

अतिरिक्त प्रभार का पद एव 

स्थान 

3 
श्री जितेन्द्र कुमार, पटना जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, दरभंगा 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

मधुबनी / सीतामढ़ी / सुपौल 
2 श्री संजय कुमार, भोजपुर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

जहानाबाद / अरवल 
श्री मुकेश कुमार, गया जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , भागलपुर 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

कटिहार / पूर्णियाँ 
4 श्री अरविन्द कुमार अजय , मधेपुरा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
( मोतिहारी ) 

पश्चिम चम्पारण ( बेतिया ) 
5 श्री कामेश्वर ठाकुर, सीतामढ़ी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, गया 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

औरंगाबाद / नवादा 
6 श्री कृष्णकान्त शर्मा, नालन्दा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मुंगेर 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

जमुई / खगड़िया / बांका 
श्रीमती अनिता कुमारी, पटना जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, छपरा 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

लखीसराय 
श्री धनन्जय कुमार, औरंगाबाद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सीवान 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

गोपालगंज 
9 श्री वैद्यनाथ राय, समस्तीपुर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बेगुसराय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

वैशाली 
10 श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, मुंगेर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, रोहतास जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , कैमूर 
11 श्री राजेश कुमार, बेगुसराय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , समस्तीपुर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

मुजफ्फरपुर / शिवहर 
12 श्री कुंदन लाल , पटना जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, भोजपुर 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

बक्सर 
13 श्री किशोर कुमार झा, पूर्णियाँ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहरसा 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

मधेपुरा / अररिया /किशनगंज 
श्री आनन्द मोहन, नवादा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., नालन्दा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

शेखपुरा 
पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, उप - सचिव । 


7 


8 


14 


25 अप्रील 2016 
सं ० 01 / रा.स्था.वि.स.से. - पद-27 / 2007-1670 श्री आलोक रवि , व्याख्याता - सह - प्रभारी प्राचार्य सहकारिता 
प्रशिक्षण केन्द्र, पुसा, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 16.12.2015 से दिनांक 10.02.2016 तक उपभोगित चिकित्सा अवकाश को 


बिहार गजट, 22 जून 2016 


9 


महालेखाकार के पत्रांक -1568 दिनांक 28.03.16 द्वारा प्रेषित अवकाश आदेयता के आलोक में दिनांक 16.12.15 से 10.02.16 
तक की रूपान्तरित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , उप - सचिव । 


9 मार्च 2016 
सं ० 1 / सह. रा.स्था.(अंके .) संपुष्टि -31 / 2010-1072 - बिहार सहकारिता सेवा ( अंकेक्षण प्रभाग) के निम्न 
पदाधिकारी को मूल कोटि पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख 
स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से संपुष्ट किया जाता है: 
क्र.सं. पदाधिकारी का नाम वरियता कोटि क्रमांक प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि 

3 

4 
1 . श्री सुभाष चन्द्र बर्मा 

10/15 29.10.2009 

24.07.2015 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


1 


2 


5 


31 मार्च 2016 
सं ० 05 / सह.साख (बैंक)-28 / 2013-1350 — बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-44 AX के 
प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक के निदेशक पर्षद में निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के अधीन पदस्थापित एवं निबंधक , सहयोग समितियाँ, द्वारा प्राधिकृत अपर निबंधक अथवा 
संयुक्त निबंधक के स्तर के वरीयतम पदाधिकारी तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको के निदेशक पर्षद में संबंधित प्रमंडलीय 
संयुक्त निबंधक को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है । 
इससे संबंधित पूर्व की अधिसूचना को इस हद तक अवक्रमित समझा जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सहकारिता विभाग 


शुद्धि - पत्र 

11 फरवरी 2016 
सं ० 1 / रा.स्था. (2 ) प्रो . - 09 / 2010 - सह. - 588 — विभागीय अधिसूचना संख्या-230 दिनांक 19.01.2016 के क्रमांक 
3 के स्तम्भ 2 में अंकित श्री रामयाण चौधरी -24 के स्थान पर श्री रामायण चौधरी-24 पढ़ा जा जाय । 


शेष यथावत रहेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल , उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 

22 जून 


2016 


11 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 732— 1, DEEKSHA KUMARI old name have changed my New name DEEKSHA MISHRA 
D/ o Shri Arvind Kumar Mishra , resident of Mahaveer Colony, PO + PS Beur, Patna by Affidavit - 1032 
Dated 14.05.2016 that my every where name will be called as DEEKSHA MISHRA . 

DEEKSHA KUMARI. 


सं ० 745— मैं स्तुति , पिता - अजीत कुमार सिंह, निवासी - शेखपुर, अखाड़ाघाट थाना - अहियापुर जिला - मुजफ्फरपुर 
बयान करती हूँ कि अब मैं स्तुति सिंह के नाम से जानी जाउंगी । शपथ पत्र सं ० 820 दिनांक 22.01.2016 | 

स्तुति । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 जनवरी 2016 
सं . 8 / नि.को (रा.) न्यायिक -604 / 2015-113 — श्री सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी 
बैंक लि ., औरंगाबाद सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, जमुई के विरूद्ध 
विभागीय पत्रांक 5023, दिनांक 07.12.2010 के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के तहत प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय 
अधिसूचना ज्ञापांक 1740 , दिनांक 25.05.2015 द्वारा कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर दो वर्षों के लिए अवनति इन निदेशों 
के साथ कि ऐसे अवनति के दौरान सरकारी सेवक वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्राप्त नहीं करेगा तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के 
पश्चात् उक्त अवनति का प्रभाव उनके दो वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा का दण्ड संसूचित किया गया था । श्री 
सिंह ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं.-CWJC No.-15210/2015 दायर किया था । 
रिट याचिका सं.- CWJC No.- 15210/ 2015 की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2015 को पारित 
न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1740, दिनांक 25.05.2015 को निरस्त किया जाता है । 

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1740 
दिनांक 25.05.2015 को तत्काल निरस्त किया जाता है । 

2. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में अलग से द्वितीय कारण पृच्छा कर समीक्षोपरान्त अंतिम 
निर्णय पारित किया जायेगा । 
3. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कामेश्वर प्रसाद, उप - सचिव (निगरानी) । 


14 मार्च 2016 


सं ० 08 / नि.को (रा.) विभागीय -708 / 2012-1156 — श्री पशुपति पासवान, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी 
नालंदा एवं बॉका सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी के पदस्थापन काल में अनाधिकृत रूप से 
अनुपस्थित रहने, कार्य में लापरवाही बरतने, अधीनस्थ कर्मियों पर अंकुश नहीं रखने एवं उच्च पदाधिकारियों को गुमराह कर 
जाँच स्थल से अन्यत्र क्षेत्र में ले जाकर जान माल की क्षति पहुँचाने का असफल प्रयास कराने , अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलो में 
कर्त्तव्यहीनता एवं विभागीय निदेशों के अवेहलना करने , अभियुक्त को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग एवं कार्रवाई से बचाने का 
अवसर प्रदान करने आदि आरोपों के लिए इनके विरूद्ध आरोप (पत्र प्रपत्र " क ) गठित कर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 
43 बी . के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2968 दिनांक 10.07.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी , जिसमें 
विभागीय जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

इस सन्दर्भ में विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 
377 दिनांक 30.07.2015 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम में श्री पासवान के विरूद्ध गठित कुल -6 ( छ:) आरोपों में से आरोप 
संख्या -03 एवं 4 को छोड़कर शेष सभी आरोप प्रमाणित पाये गये । उक्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम पर विभागीय पत्रांक 2840 


। 


w 


। 


बिहार गजट , 22 जून 2016 
दिनांक 17.08.2015 द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन / अधिगम एवं श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर सम्यक समीक्षा की गयी । समीक्षोपरोन्त पाया 
गया कि श्री पासवान का द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरूद्ध प्रतिविदित आरोप संख्या -3 एवं 
4 को छोड़कर के सभी आरोप प्रमाणित है । जिसके लिए वें दोषी है । 

अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पशुपति पासवान , तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा एवं 
बॉका सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी .) एवं 139 के तहत 20 % (बीस प्रतिशत) पेंशन की 
कटौती उनके पेंशन से 5 वर्ष तक के लिए करने का दण्ड संसूचित किया जाता है । 

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जायेगा । 
3. उक्त दण्ड के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, उप - सचिव(निगरानी) । 


6 नवम्बर 2015 


सं ० 8 / नि.को. ( रा.)विभागीय -712 / 2013-3722— श्री भोगेन्द्र नाथ झा , तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ., पटना सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध उनके पदस्थापन काल में बैंक में कम्प्यूटराईजेशन कार्य में हुए 
वित्तीय अनियमितता के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या -049 / 2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 594, 
दिनांक 05.02.2014 द्वारा श्री झा को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 593 , दिनांक 05.02.2014 द्वारा उनके 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी , जिसमें निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी 
नियुक्त किया गया था । कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1966 , दिनांक 13.05.2014 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

इस संदर्भ में विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना -सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 
386, दिनांक 31.07.2015 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम में श्री झा के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये । 
उक्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम पर विभागीय पत्रांक 2782, दिनांक 12.08.2015 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम एवं श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा 
की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा का द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरूद्ध 
प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित हैं । जिसके लिए वे दोषी हैं । अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री भोगेन्द्र नाथ झा, तत्कालीन 
प्रबंध निदेशक, दी पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., पटना सम्प्रति निलंबित को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया 


जाता है 


: 


(i) अपने कालमान वेतन में चार प्रक्रम नीचे अवनति । अवनति की अवधि में वे वेतन वृद्धियाँ अर्जित नहीं करेंगे । 
( ii ) श्री झा को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 
2. श्री झा को निलम्बन मुक्त कर उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है । 

निलम्बन मुक्त होने के पश्चात् श्री झा , स्थापना शाखा ( प्रशाखा -1) सहकारिता विभाग में अपना योगदान देंगे, जहाँ 
से इनके पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी । 
3. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कामेश्वर प्रसाद, उप - सचिव (निगरानी) । 


सं ० 1 / पी05-30-01 / 2016 गृ ० आ०-4784 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


संकल्प 

17 जून 2016 
श्री मो 0 मंसूर अहमद , भा 0 पु0 से 0 ( 2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार , पटना को 
स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अमर्यादित आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य 
सरकार द्वारा विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एवं अपील ) नियमवाली, 1969 के नियम-3 (1) (ए) में निहित 
प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या -3171 , दिनांक 21.04.2016 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया । 

2. विभागीय संकल्प संख्या -3171, दिनांक 21.04.2016 के क्रम में उक्त नियमावली के नियम -8 के अन्तर्गत 
विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में आरोप पत्र हेतु ज्ञापन विभागीय ज्ञापांक -3655, 
दिनांक 10.05.2016 द्वारा निर्गत किया गया । 

3. श्री अहमद को अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम -8 (5) के आलोक में 
उन्हें अपने बचाव में लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का अवसर दिया गया । परंतु उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में 


14 


बिहार गजट , 22 जून 2016 


वर्णित आरापों के संबंध में कोई सटीक बचाव - बयान नहीं दिया गया है बल्कि कतिपय तर्कहीन तथ्यों का उल्लेख किया गया 
है जो प्रस्तुत मामले में प्रासंगिक नहीं है । श्री अहमद द्वारा माननीय मुख्य मंत्री बिहार के कार्यशैली पर भी टीका - टिप्पणी की 
गयी है । स्पष्टीकरण हेतु अन्य मामले की कार्यवाही से संबंधित संचिका की टिप्पणी एवं पत्राचार भाग की अभिप्रमाणित 
छायाप्रति की मांग श्री अहमद द्वारा की गयी है जबकि पूर्व में ही उक्त संचिका की छायाप्रति सूचनाधिकार के संगत प्रावधान 
के अन्तर्गत देय नहीं होने की सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उन्हें दी जा चुकी है । उल्लेखनीय है कि श्री अहमद 
द्वारा निलम्बन अवधि में निर्धारित पदस्थापन स्थल पर अपना योगदान नहीं किया गया एवं विरमित होने के पश्चात् 
स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे हैं । 

4. श्री मो 0 मंसूर अहमद, भा 0पु 0 से0 ( 2001 ) को दिनांक 21.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था और इनके 
निलंबन पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की संपुष्टि दिनांक 19.06.2016 तक ( साठ दिनों की अवधि) के लिए 
प्राप्त है । श्री अहमद के निलंबन की समीक्षा दिनांक 07.06.2016 को आयोजित निलम्बन समीक्षा समिति की बैठक में की 
गयी । समीक्षोपरांत श्री अहमद के निलम्बन अवधि को दिनांक 19.06.2016 के आगे 120 दिनों के विस्तारण की अनुशंसा 
निलम्बन समीक्षा समिति द्वारा की गयी है । 

5. अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप निलम्बन 
समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री मो 0 मंसूर अहमद , भा ० पु0 से 0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के 
सहायक ( प्रशिक्षण ), बिहार , पटना ( सम्प्रति निलंबित ) के निलंबन को बरकरार रखते हुए निलम्बन अवधि को दिनांक 19.06 . 
2016 के आगे 120 दिनों अर्थात् दिनांक 17.10.2016 तक विस्तारित की जाती है । 
6. श्री मो0 मंसूर अहमद, भा 0 पु0 से0 (2001) को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 +100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


